निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YARI 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 पौष 1941 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 27 ) पटना , मंगलवार , 14 जनवरी 2020 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

11 दिसम्बर 2019 
सं ० 7 / स्था01-3-09 / 2008 सा 0 प्र0-16865 - महानिबंधक, उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -88565 
दिनांक 20.11.2019 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली -1951 के प्रावधानों के 
तहत 10 वीं सीमित प्रतियागिता परीक्षा के आधार पर 10 प्रतिशत कोटा के विरूद्ध वर्ष 2018-19 के लिए प्रोन्नति से 
भरे जाने हेतु कर्णांकित पदों पर जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) यथा - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि के पदों 
पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रु 0 51550-1230-58930-1380-63070 / - में निम्नांकित 16 ( सोलह ) 
न्यायिक पदाधिकारियों को नियमित प्रोन्नति प्रदान की जाती है: 


क्र ० सं ० 


न्यायिक पदाधिकारियों के नाम / पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन 


1 


2 


1 


2 


3 


4 


श्री सुधीर सिन्हा, 
सब जज - सह - मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी , सीवान । 
श्री देशमुख, 
सब जज - सह -मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी , समस्तीपुर । 
श्री विकास सिंह , 
सब जज - सह - मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सहरसा । 
श्री मनीष द्विवेदी, 
सब जज - सह - मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना । 
श्री उमेश मणि त्रिपाठी , 
सब जज I- सह - अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर ( पश्चिम) । 
श्री कुमार गुंजन, 
सब जज -सह - अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना । 
श्री राहुल कुमार , 
पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, मोतिहारी । 


5 


6 


7 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 14 जनवरी 2020 


8 


9 


10 


13 


श्री रविन्द्र कुमार राय , 
सब जज - सह - अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सीतामढ़ी । 
श्री पुनीत मालवीय , 
सब जज - सह - अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सासाराम । 
श्री अविनाश शर्मा, 

सब जज - सह - अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बक्सर । 
11 

श्री संजय प्रिय , 

सब जज - सह - अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दरभंगा । 
12 

श्री सयैद कमरूल हसन रिजवी, 
सब जज - सह - अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मधुबनी । 
श्री नीरज किशोर, 
सब जज - सह - अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी , मोतिहारी । 
श्री प्रशांत कुमार झा , 

सब जज - सह - अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, धमदाहा । 
15 

श्री सुबीर कुमार, 
सब जज - सह - अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, छपरा । 
श्री रघुवंश नारायण, 

सब जज - सह - अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुंगेर 
2. पदस्थापन संबंधी अधिसूचना अलग से निर्गत की जायेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शिवमहादेव प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


14 


16 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 27-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


